निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 श्रावण 1932 ( AO ) 
( सं0 पटना 540 ) पटना, मंगलवार , 3 अगस्त 2010 


कृषि विभाग 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

2 अगस्त 2010 
सं० पी०पी०एम0 - 30 / 2009 - 4618 / कृ0 — बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित बिहार कृषि विश्वविद्यालय 
( संशोधन ) अधिनियम 2010 की धारा - 1 की उप - धारा (3) के अनुसार यह अधिनियम उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो , 
सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे । 

2. उक्त प्रावधान के आलोक में अधिनियम को प्रवृत्त करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया 
गया है कि यह अधिनियम राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त माना जायेगा एवं इसके 
प्रावधान स्वतः लागू हो जायेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अशोक कुमार सिन्हा, 
कृषि उत्पादन आयुक्त । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 540 -571 + 200-डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


